3380 


HARYANA GOVT GAZ ., SEPT . 15, 1987 ( BHDR. 24 , 1909 SAKA) 


[ PART I 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
BUILDINGS AND ROADS BRANCH 

JIND CIRCLE 


The 20th August , 1987 
No. 544. - Whereas the Governor of Haryana is satisfied that land below is aceded by the 
Government, at public expense, for a public purpose , namely , constructing road from Jind - Bhiwani to 
Village Igrah, tehsil Jind , district Jind, it is therefore, hereby declared that the land described in the 
specfication below is required for the aforesaid purpose . 

This declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 , to 
all whom it may concern and under the provisions of soction 7 of the said Act, the District Revenue 
Officer-cum -Land Acquisition Collector, Jind, is hereby directed to take order for the acquisition 
of the said land. 

Plans of the land may be inspected in the office of the District Revenue Officer -cum -Land 
cquisition Collector, Jind and Exocutive Engineer, Provincial/Construction Division , Jind . 


SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Locality / 
Village and 
Hadbast 
No. 


Area 

in 
acres 


Rectangle / 
Killa No. 


Jind 


Jind 


Igrah 


1.17 


86 


87 


98 


18 


25/2 , 25/3 

99 


21, 22, 23 


I, 2/1 , 2/2 


3,4,5, 26 
217, 202 , 188, 910 , 911,912.913,914,915 , 
681, 682 , 683, 684,685 , 686 , 687 , 688, 689 , 690 , 
691, 692 


. 


Total .. 


1.17 


( Sd.) 
Superintending Engineer , 
Jind Circle , P.W.D., B & R Branch , 

Jind . 


लोक निर्माण विभाग 
भवन तथा मार्ग शाखा 


जीन्द वृत 


दिनांक 20 अगस्त , 1987 
नं ० 544. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल वह अनुभव करते है कि भूमि सरकार द्वारा सार्वजनिक खर्च पर किसी 
सार्वजनिक प्रयोजन नामतः बाबत मार्ग जोन्द, भिवानी रोड से गांव ईगराह जिला जीन्द के लिए अपेक्षित है, एतद्वारा घोषित 
किया जाता है कि नीचे विशिष्टि विवरण में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 


यह घोषणा 1894 के भूमि अभिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सबके लिए जिनसे 
यह सम्बन्धित हो और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भूमि अभिग्रहण कलेक्टर, लोक निर्माण विभाग, 
भवन तथा मार्ग शाखा , अम्बाला छावनी को एतद्द्वारा उक्त भूमि अभिग्रहीत करने का मादेश लेने के लिए निर्देश दिया 
जाता है । 


भूमि के नक्शे को भूमि अभिग्रहण कलेक्टर, लोक निर्माण विभाग , भवन तथा मार्ग शाखा, भिवानी और कार्यकारी 
इन्जीनियर , जीन्द प्रान्तीय मण्डल , जीन्द के कार्यालयों में देखा जा सकता है । 


PART I ]] 


HARYANA GOVT GAZ .. SEPT . 15.1987 ( BHDR. 24, 1909 SAKA) 


3381 


विशिष्ट विवरण 


जिला 


तहसील 


ग्राम 


क्षेत्र एकड़ों में 


रक्टंगल कीला नं . 


1 


2 


3 


4 


5 


जीन्द 


जीन्द 


1.17 


86 


87 


98 


ईगराह , 
ह.ब. नं . 18 


25/2, 25/3 


2 1, 22, 23 


1 , 2/1, 2/2 


99 


3 , 4 , 5 , 26 


217 , 202, 188, 910, 911, 912,913,914, 
915 , 681, 682 , 683, 684, 685 , 686 , 687, 
688, 689, 690, 691,692 


जोड 


1.17 


. 


. 


( हस्ताक्षर 

अधीक्षक अभियन्ता, 


जीन्द वृत लोक निर्माण विभाग , 
भवन एवं मार्ग शाखा , 

जीन्द । 


। 


लोक निर्माण विभाग 


भवन तथा मार्ग शाखा 


जीन्द वृत 


शुद्धि -पत्र 


हरियाणा सरकार के राजपत्र भाग I हिन्दी प्रकाशन में दिनाक 3 मार्च , 1987 में पृष्ठ संख्या 658-659 पर 
अधिसूचना नं . 440, दिनांक 30 जनवरी, 1987 , ग्राम कतलू पुर, ह.ब.नं. 23 3, तहसील व जिला सोनीपत में 
खसरा नम्बरान 42 तथा 52 प्रकाशित होने से रह गये हैं । अब अन्य नम्बरान खसरा के साथ ये दोनों नम्बरान 
खसरा भी सम्मिलित करके पढ़े जावें । 


हरियाणा सरकार राजपत्र भाग I , दिनांक 24 फरवरी , 1987 के पृष्ठ क्रमांक 583 पर अधिसूचना संख्या 463 
क्रमांक दिनांक 7 फरवरी, 1987 के सम्बन्ध में परिक्षन गांव झरोटी के स्थान पर गल्ती से रोटी छप गया । अब 
इसे प्ररोटी गांव के स्थान पर झरोटी गांव समझा जावे । 


( हस्ताक्षर ) 


. 


. 


कार्यकारी अभियन्ता , 
प्रान्तीय मण्डल , 
सोनीपत । 


